रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेवजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग ।। - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART I - Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 614 ] 

नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 11, 2003 / आषाढ़ 20, 1925 
No. 614 ] 

NEW DELHI , FRIDAY , JULY 11 , 2003/ ASADHA 20, 1925 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई , 11 जुलाई, 2003 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंगव्यापारका प्रतिषेध ) ( संशोधन ) विनियम , 2003 
· का . आ . 796 ( अ ) - बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 ( 1992 
का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम , 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
विनियम बनाता है , अर्थात् : 
1.(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) 

( संशोधन ) विनियम , 2003 कहा जा सकेगा । 


( ii ) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम , 1992 में , 
विनियम 13 में उप- विनियम ( 1 ) में , शब्दों " है; कंपनी को " के पश्चात् और शब्दों ", ऐसे 
व्यक्ति द्वारा " के पूर्व, निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जायेगा अर्थात् - 


"प्ररूप क में " 


3. 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) विनियम , 1992 में , 
विनियम 13 में उप- विनियम ( 2 ) में , शब्दों " है, कंपनी को " के पश्चात् और शब्दों ", ऐसे 
व्यक्ति द्वारा " के पूर्व, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जायेगा अर्थात् - 


" प्ररूप ख में " 


1913 CH / 2003 


4. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY [ PART II _ SEC. 3(i ] 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम , 1992 में , 
विनियम 13 में उप - विनियम ( 3) में , शब्दों " है कंपनी को " के पश्चात् और शब्दों " धारित 
शेयरों अथवा " के पूर्व, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जायेगा अर्थात् - 


" प्ररूप ग में " 


5. 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम , 1992 में , 
विनियम 13 में उप - विनियम ( 4) में , शब्दों " है, कंपनी को " के पश्चात् और शब्दों " धारित 
शेयरों अथवा " के पूर्व, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जायेगा अर्थात् - 


" प्ररूप ध में " 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम , 1992 में , 
विनियम 13 में उप- विनियम ( 6 ) में , शब्दों "जिनमें कंपनी सूचीबद्ध है को ," के पश्चात् 

और शब्दों " उप -विनियम (1 ), (2 ), ( 3) तथा ( 4 ) के " के पूर्व, निम्नलिखित परिवर्धित 
किया जायेगा अर्थात् : 


" अनुसूची III में विनिर्दिष्ट संबंधित प्ररूपों में " 


7. 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) विनियम , 1992 में , 
अनुसूची II के पश्चात् , निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जायेगा अर्थात् - 


" अनुसूची II 


प्ररूप 


प्ररूपक 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) विनियम , 1992 . 

[ विनियम 13 (1 ) और (6) ] 
विनियम 13 (1 ) - सूचीबद्ध कंपनी में 5 % या अधिक शेयरों के अर्जन के ब्यौरे 


। 


क्रय मूल्य 


शयरधारक । अर्जन के 
का नाम एवं पूर्व 
पना शेयरधारिता 
टेलीफोन 
संख्या 
महित 


पश्चात 
शेयरधारिता 


अर्जित 
शेयरों 
मताधिकारी 
की संख्या 
और 
प्रतिशत 


कंपनी का । अर्जन की 
सूचना की रीति 
नारीख 

( बाजार क्रय 


आबंटन 
मूचना की 
प्राप्ति की 
तारीख 
अर्जन की 
तारीख 
( विनिर्दिष्ट 
करें ) 


व्यापारिक 
सदस्य 
जिसके 
माध्यम से 
व्यापार 
निष्पादित 


। एक्सचेंज । क्रय का 
जिसमें 

परिमाण 
व्यापार 
निष्पादित 


हुआ था 


सार्वजनिक 
/ माधिकार 
/ अधिमानी 
प्रम्नाव 
आदि ) 


हुआ था 


व्यापारिक 
मदस्य की 
भाप्रविबो की 
रजिस्ट्रीकरण 
मंड्या महिन 


[ भाग - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्ररूप ख 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम , 1992 

[ विनियम 13 ( 2) और (6) ] 


विनियम 13( 2 ) - सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकारी द्वारा धारित शेयरों के ब्यौरे 


। 


क्रय मूल्य 


[ निदेशक / 

अधिकारी का 
नाम एवं पता 


निदेशक / 
अधिकारी का 
पद ग्रहण करने 
की तारीख 


कंपनी को 
सूचना की 
तारीख 


अर्जन की रीति 
( बाजार क्रया 
सार्वजनिक / 


एक्सचेंज 
जिसमें व्यापार 
निष्पादित हुआ 


क्रय का 
परिमाण 


निदेशक / 

अधिकारी बनने 
| के समय धारित 

शेयरों । 
मताधिकारों की 
संख्या एवं % 


साधिकार / 


अधिमानी 
प्रस्ताव आदि ) 


व्यापारिक 
सदस्य जिसके 
माध्यम से 
व्यापार 
निष्पादित हुआ 
था व्यापारिक 
सदस्य की 
भाप्रवियो की 
रजिस्ट्रीकरण 
संख्या सहित 


प्ररूप ग 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम , 1992 

[ विनियम 13 ( 3) और ( 6 ) ] 


विनियम 13(3) - सूचीबद्ध कंपनी में 5 % से अधिक शेयरों को धारण करने वाले 

व्यक्तियों की बाबत शेयरधारिता में परिवर्तन के ब्यौरे 


व्यापारिक 
सदस्य 
जिसके 


रीति 


बिकी । 
मूल्य 


एक्सचेंज | क्रय का ! क्रय 
जिसमें ! परिमाण । मूल्य 
व्यापार 
निष्पादित 
हुआ था 


I बिक्री 

का 
परिमाण 


माध्यम से 


शेयरधारकों | अर्जन/ अर्जिता आबंटन कंपनी | अजन की | अर्जन । 
के नाम एवं | बिक्री के बेचे गये सूचना की 

विक्री के 
शेयरों । प्राप्ति । सूचना 

( बाजार 

| पश्चात् 
शेयरधारिता | मताधिकारों शेयरों का 

क्रय / शेयरों । 
की संख्या । अर्जन / । तारीख | सार्वजनिक | मताधिकारों 
एवं | शेयरों की 

की संख्या 

साधिकार एवं % 
विनिर्दिष्ट 

अधिपानी 
प्रस्ताव 
आदि) 


विक्री . 


व्यापार 
निष्पादित 
हुआ था 
व्यापारिक 
सदस्य की 
भाप्रविबो की 
रजिस्ट्रीकरण 
मंग्या सहित 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3 ( i)]] 


- 


प्ररूप घ 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम , 1992 

[ विनियम 13 ( 4) और (6) ] 


विनियम 13( 4 ) - सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकारी की शेयरधारिता में 

परिवर्तन के ब्यौरे 


| कंपनी 


क्रय का 
परिमाण 


क्रय विक्री का बिक्री 
मूल्य | पारमाण | मूल्य 


| निदेशक / 

अधिकारी 
का नाम एवं 
पता 


निदेशक / 
अधिकारी 
द्वारा धारित 
शेयरों । 
मताधिकारों 
की संख्या 
एवं % 


शयया 


आबंटन | 
सूचना की को 
प्राप्ति / 

सूचना 
शेयरों की 
मताधिकारों | तारीख 
के अर्जन / 
विक्री की 
तारीख 


एक्सचेंज 
जिसमें 
व्यापार 
निष्पादित 
हुआ था 


। 


अर्जन की । 

अर्जन / 
रीति ( बाजार विक्री के 

पश्चात् 
सार्वजनिक | शेयरों । 
साधिकार / मताधिकारों 
अधिमानी की संख्या 
प्रस्ताव एवं % 
आदि ) 


व्यापारिक 
सदस्य जिसके 
माध्यम से 
व्यापार 
निष्पादित हुआ 
था व्यापारिक 
सदस्य की 
भाप्रवियो की 
रजिस्ट्रीकरण 
संख्या सहित 


[ फा. सं. भाप्रविबो/ विधि/12840/ 2003 ] 


ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष 
पाद टिप्पण : 
१. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार) विनियम , 1992, मूल विनियम , का. आ . 

एलई/ 6308/92( ई), 19 नवम्बर , 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । 


2. मूल विनियम तत्पश्चात् - 


( क ) 28 मार्च, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो ( प्रतिभूति अपीलीय 

न्यायाधिकरण को अपील ) ( संशोधन) विनियम, 2000 का . आ . सं. 278 ( अ ) 


( ख ) 20 फरवरी , 2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो ( अंतरंग व्यापार का 

प्रतिषेध) (संशोधन ) विनियम , 2002 का . आ . 221/( अ) 


( ग) 29 नवंबर, 2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो ( अंतरंग व्यापार का 

प्रतिषेध) ( दूसरा संशोधन) विनियम , 2002 का. आ . 1245( अ ) 


द्वारा संशोधित हुआ था । 


( YT I - au 3 (ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 
Mumbai, the 11th July, 2003 


Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider Trading ) (Amendment) 

Regulations, 2003 


S . O . 796 ( E ).- In exercise of the powers conferred by section 30 of the 
Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992), the Board hereby 
makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of 
India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 , namely : 


1. 


These regulations may be called the Securities and Exchange Board of 
India (Prohibition of Insider Trading ) ( Amendment) Regulations , 2003 . 


(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette 


In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider 
Trading) Regulations, 1992 , in regulation 13 in sub -regulation ( 1 ), after the 
words " shall disclose to the company and before the words " the number of 
shares", va following shall be inserted namely - 


" in Form A " 


In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider 
Trading) Regulations , 1992 , in regulation 13 in sub - regulation (2 ), after the 
words " shall disclose to the company and before the words " the number of 
shares " , the following shall be inserted namely - 


" in Form B " 


4 . 


In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider 
Trading ) Regulations, 1992 , in regulation 13 in sub -regulation ( 3 ), after the 
words " shall disclose to the company " and before the words " the number of 
shares the following shall be inserted namely - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC . 3 (ü ) 


" in Form C " 


5 . 


in the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider 
Trading ) Regulations , 1992 , in regulation 13 in sub - regulation (4 ), after the 
words " shall disclose to the company" and before the words " the number of 
shares", the following shall be inserted namely - 


" in Form D " 


6 . 


in the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider 
Trading )Regulations , 1992 , in regulation 13 in sub -regulation (6 ), after the 
words " sub - regulations ( 1), (2 ), (3 ) and (4 )", the following shall be added 
namely : 


" in the respective formats specified in Schedule 111 " 


7. 


In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider 
Trading ) Regulations, 1992 , after Schedule II , the following shall be 
inserted namely - 


" SCHEDULE HII" 


FORMS 


FORM A 
Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations , 1992 

(Regulation 13 ( 1) and (6 ) 


Regulation 13 ( 1) - Details of acquisition of 5 % or more shares in a listed company 


Buy 


Name & 
address 


val 


Sharehold 
ing prior 
to 
acquisitio 


ue 


No.and 
percent 
age of 
shares 
(voting 
rights 
acquire 


Date of receipt | Date of 
of allotment intimati 
(advice . Date on to 
of 

Compa 
acquisition (spe 
cify ) 


Sharehold 
Sharehold 
ing 
subseque 
nt to 
acquisitio 


sharehol 
der with 
telephon 


Mode of 
Mode of 
acquisition 
(market 
purchase/pu 
blic / 
rights/ 
preferential 
offer etc .) 


Trading 
Trading 
member 
through 
whom 
the trade 
was 
executed 
with 
SEBI 
Registrat 
1on 
No.of 
the TM 


Exchan | Buy 
ge on quanti 
which 
the 
trade 
was 
execut 


ny 


number 


ed 


( 4F1 1 - 


3 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM B 
Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading ) Regulations, 1992 

(Regulation 13 (2) and (6 ) 


Regulation 13.(2 ) - Details of shares held by Director or officer of a Listed company 


Date of 


Name & 
Address of 
Director/Officer 


Buy 
quantity 


Buy 
value 


Date of 
assuming 
office of 
Director / 
Officer 


to 


No. & % of 
shares/ voting 
rights held at 
the time of 
becoming 
Director / 
Officer 


Mode of 
1 acquisition 

(market 
purchase / 
public / 
rights / 
preferential 
offer etc .) 


company 


Exchange 
on which 
the trade 
was 
executed 


Trading 
member 
through 

whom the 
1 trade was 

executed 
with SEBI 
Registration 
No. of the 
TM 


FORM C 
Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading ) Regulations , 1992 

(Regulation 13 (3 ) and (6 ) 


Regulation 13 ( 3) - Details of change in shareholding in respect of persons holding more than 5 % 
shares in a listed company 


Name 


Receipt 


Bu 


Se 


Shareho 
Iding 


Sell 
qua 


of 


Lan 


Buy 
qua 
ntit 


Date 
of 
intim 
ation 
to 


ntit 


va 


No . & 
% of 
shares/ 
voting 
rights 
acquire 
d /sold 


Mode of 
acquisition on 
(market 
purchase /public /ri. 
ghts/ preferential 
offer etc .) 


addres 
sof 
shareh 
olders 


er 


Y 


acquisiti 
on /sale 


allotment 
advice /ac 
quisition 
of 
shares/ sal 
e of 
shares - 
specify 


comp 


No. & Tradin 
% of 
shares/v1memb 
oting 
rights throug 
post 
acquisiti whom 
on /sale the 

trade 
was 
execut 


Exch 
ange 
on 
whic 
h the 
trade 
was 
exec 
uted 


any 


ed 


with 
SEBI 
Regist 
ration 
no . of 


the 


TM 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3(ü )] 


140 


FORM D . 
Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 

(Regulation 13 (4 ) and (6 ) 
Regulation 13(4) - Details of change in shareholding of Director or Officer of a Listed Company 


Tradin 


Sel 


Name & 
Address 
of 
Director/ 
Officer 


1 


| Date 

of 
intim 
ation 


No . & % 
of 
shares/pos 


Mode of 
acquisition (market 
purchase/public/ righ 
ts/ preferential offier 
etc .) 


membe 


val 


Date of 
receipt of 
allotment 
advice/ acq 
uisition / 
sale of 
shares/voti 
ng rights 


to 


of 
shares/ vo 
ting 
rights 
held by 
the 
Director 
Officer 


throug 


ExchBuy | Bu | Sell 
ange | quan ly | quan 
on tity valtity 
whic 
h the 
trade 
was 
execu 
ted 


acquisitio 
n /voting 
rights sale 


comp 


any 


whom 
the 
trade 
was 
execut 


ed 


with 
SEBI 
Registr 
ation 
no . of 
the 
TM 


[F. No. SEBI LE / 12840 /2003 ] 

G .N . BAJPAI, Chairman 
Foot note : 
1 , Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 

1992 , the Principal Regulation , was published in the Gazette of India on 
19th November 1992 , vide S . O .LE /6308 / 92 (E ). 


2 . The principal regulation was subsequently amended by 


(a ) 


© 


SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) 
Regulations , 2000 vide S . O . No, 278 (E ) published in the Gazette 
of India on 28th March 2000 . 
SEBI ( Prohibition of Insider Trading) (Amendment)(Regulations ), 
2002 vide so .221/(E ) published in the Gazette of India on 20th 
February , 2002 
SEBI (Prohibition of Insider Trading ) ( Second Amendment) 
Regulations , 2002 vide s0 . 1245 (E ) published in the Gazette of 
India on 29th November, 2002 


C 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


